निबंधन संख्या पी0टी0-40 





सत्यभेव जयते 


बिहार गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 पौष 1942 (श०) 
(aio पटना 989) पटना, संगलवार, 29 दिसम्बर 2020 


८क| 0॥ए | ॥६। 1000 ; 


vf/K puk 
14 दिसम्बर 2020 
सं० विएस0आ0स0-04 / 20--650/वि०स०---सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है 
कि बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमवली के नियम-292ज.(1) के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष, 
बिहार विधान सभा ने वर्ष 2020-21 (31 मार्च, 2021 तक) के लिए सप्तदश बिहार विधान सभा की आचार समिति का 
गठन निम्न प्रकार से किया है । 











1. श्री राम नारायण मंडल स0वि0स0 सभापति 
2. श्री श्रवण कुमार स0वि0स0 सदस्य 
3. श्री प्रमोद कुमार स0वि0स0 सदस्य 
4. श्री अरूण कुमार सिन्हा स0वि0स0 सदस्य 
5. श्री राम विशुन सिंह स0वि0स0 सदस्य 
6. श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह स0वि0स0 सदस्य 
7. श्री अचमित ऋषिदेव स0वि0स0 सदस्य 


Jhjle uk .1( €क_्ल/] स0वि0स0, इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे। इस 
समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2021 तक के लिए होगा। 
अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से, 


राज कुमार सिंह, 
सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 


बिहार गजट (असाधारण) 989-571+10-डी0टी0पी0। 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


